HD 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 चैत्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या 


13 


राँची, बुधवार 


3 अप्रैल , 2019 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


, 


पुरःअस्थापित 


भाग 1-नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी 211-226 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 
भाग 1 -क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1- ख -- मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस - सी ., बी.ए , 
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 
2 , एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई. ,डिप ०- इन - एड., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग -2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गजट और राज्य गजटों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग- 5 - झारखण्ड विधान - सभा में 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग - 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9- विज्ञापन 
भाग- 9-क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख -निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक- 


, 


... 


पूरक " अ " 


... 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 3 अप्रैल , 2019 


212 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
12 मार्च, 2019 


संख्या -3 /नि ० सं०-09-37 /2014 का०-2259-- श्री अंजनी कुमार दुबे , झा ०प्र ० से०, ( कोटि क्रमांक 
673/2003), अपर समहर्ता, देवघर का दिनांक 12.10.2018 से 30.11.2018 तक उपार्जित अवकाश 
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227,230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के ० सुधाँशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


213 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 3 अप्रैल , 2019 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
12 मार्च, 2019 


संख्या- 4/नि ० सं०-12-29 / 2014 का . 2271-- श्रीमती सागरी बराल, झा ०प्र ० से ० ( तृतीय बैच , गृह 
जिला- बोकारो), अंचल अधिकारी , दुमका सदर को निम्नवत् अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है: 


( i) 


दिनांक 10.03.2018 से 05.09.2018 तक 


मातृत्व अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के 
नियम 220 ( क ) एवं वित्त विभाग के संकल्प सं० 
551 दिनांक 01.03.2007 तथा 907 दिनांक 
01.07.2010 के तहत । 


( ii ) 


दिनांक 06.09.2018 से 24.10.2018 तक 


उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के 
नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच ० के ० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 3 अप्रैल , 2019 


214 


. 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


5 मार्च, 2019 


, 


, 


संख्या-4/ से ०वि०-5-06/ 2015 का . 2003-- विभागीय अधिसूचना सं०- 4685, 4686, 4687, 
4688, 4689, 4690,4691,4692 एवं 4693 दिनांक 04.08.2010 द्वारा सेवा मुक्त किये जाने के 
उपरांत विभागीय आदेश ज्ञापांक -10191 दिनांक 03.09.2012 द्वारा पुर्नबहाल कर योगदान प्राप्त/ स्वीकृत 
करने के निर्णय के आलोक में द्वितीय बैच के निम्नाकिंत उप समाहर्ताओं की सेवा मुक्त अवधि 
(दिनांक 04.08.2010 से 03.09.2012 तक ) को माननीय न्यायालय में विचाराधीन वाद WP( PIL ) 
3594/2011 (बुद्धदेव उरांव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा अन्य याचिकाएँ) के न्याय निर्णय एवं 
सरकार के आदेश से प्रभावित होने की शर्त पर असाधारण अवकाश के रूप में सशर्त तदर्थ रूप से 
विनयमित किया जाता है : 


क्र ० सं ० 


पदाधिकारी का नाम 


वर्तमान पदस्थापन 


1 


श्री प्रशांत कुमार लायक 


अंचल अधिकारी , धनबाद सदर 


2 


श्री विनोद राम 


अंचल अधिकारी, पोडैयाहाट , गोड्डा 


3 


श्री हरि शंकर बारिक 


प्र ०विव्दा ०, हरिहरगंज , पलामू 


4 


श्री कानू राम नाग 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 
मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग, झारखण्ड, राँची 


5 


श्री प्रकाश कुमार 


अंचल अधिकारी , राँची 


6 


कुमारी गीतांजली 


अंचल अधिकारी, सरायकेला 


7 


श्री रजनीश कुमार 


सहायक नगर आयुक्त , राँची नगर निगम 


8 


श्री संतोष 

कुमार 

चौधरी 


कार्यपालक दंडाधिकारी, दुमका 


9 


श्री हरि उराँव 


प्र ० वि ० पदा ०, गाण्डेय , गिरिडीह 


215 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 3 अप्रैल , 2019 


2 उक्त सेवा मुक्त अवधि (दिनांक 04.08.2010 से 03.09.2012) के असाधारण अवकाश के 
रूप में विनियमन के फलस्वरूप किसी प्रकार का वेतन भत्ता आदि देय नहीं होंगे । 

3 द्वितीय बैच के सेवा मुक्त एवं पुर्नबहाल किये गये उक्त 09 उप समाहर्ता की सेवा मुक्त 
अवधि (दिनांक 04.08.2010 से 03.09.2012 तक ) को सशर्त तदर्थ रूप से विनियम के प्रस्ताव पर 
माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के ० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
6 मार्च, 2019 


संख्या-4 /नि ० सं०-12-49/ 2014 का ० 2118-- श्रीमती शालिनी खलखो, झा ०प्र ० से ० ( तृतीय बैच , गृह 
जिला- राँची), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , धालभूमगढ़, पू० सिंहभूम को निम्नवत अवकाश की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है : 


(i) दिनांक 11.12.2017 से 07.06.2018 तक 


मातृत्व अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 
220 ( क ) एवं वित्त विभाग के संकल्प सं0-551 दिनांक 
01.03.2007 तथा 907 दिनांक 01.07.2010 के तहत । 
उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 


( ii ) दिनांक 08.06.2018 से 20.08.2018 तक 


230 एवं 248 के तहत । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच ० के ० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 3 अप्रैल , 2019 


216 


. 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


12 मार्च, 2019 


संख्या-1 /विविध -822/ 2014 का . - 2288 -- श्री जिशान कमर, भा.प्र.से. ( झाः 2013), निदेशक, खान , 
झारखण्ड ( अतिरिक्त प्रभार-निदेशक , उद्योग एवं प्रबंध निदेशक , जिडको ) को अखिल भारतीय सेवाएं 
( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 18(B) के तहत दिनांक 11.03.2019 से 25.03.2019 तक कुल 
15 दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 

2. श्री कमर के अवकाश अवधि में निदेशक , खान का प्रभार सचिव, खान एवं भूतत्व 
विभाग , झारखण्ड तथा निदेशक , उद्योग एवं प्रबंध निदेशक, जिडको का प्रभार सचिव , उद्योग विभाग , 
झारखण्ड को दिया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


217 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 3 अप्रैल , 2019 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
18 मार्च, 2019 


संख्या-4/नि ० स०-12-24/ 2017-1363 ( HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री हरीश कुमार (पंचम बैच, गृह जिला- लोहरदगा ) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 
में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है: 


, 


Current Office 


SI. 
No. 


Employee Name 

G.P.F. No. 


Current 
Department 


Joining Date 

in Service 


Date of 

Service 
Confirmation 


Current Designation 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


HARISH KUMAR 


15/06/2016 


27/08/2018 


DC OFFICE 
LATEHAR 


LATEHAR SADAR 
CIRCLE ,LATEHAR 


( 110067710599 ) 


Circle Officer 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच ० के ० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ : PTS/ FD / 1139 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 3 अप्रैल , 2019 


218 


. 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


18 मार्च, 2019 


संख्या-4/नि ० स०-12-42/2016-1365 ( HRMS) -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री शंकर कुमार विद्यार्थी (पंचम बैच , गृह जिला- लोहरदगा) की सेवा उनके नाम के सामने 
स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है: 


SI. 


Current Office 


Employee Name 

G.P.F.No. 


Current 
Department 


Joining Date 
in Service 


No. 


Date of 

Service 
Confirmation 


Current 
Designation 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


16/06/2016 


16/06/2018 


SHANKAR KUMAR DC OFFICE 
VIDYARTHY 

RANCHI 
( JHK/JAS/ 317 ) 


MANDAR 
CIRCLE 
, RANCHI 


Circle Officer 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच ० के ० सुधाँशु , 
सरकार के अवर सचिव 


जीपीएफ : PTS/ FD / 1139 


219 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 3 अप्रैल , 2019 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
18 मार्च, 2019 


, 


संख्या-4/नि ० स०-12-29 /2015-1366 ( HRMS )-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री लक्ष्मी नारायण किशोर ( द्वितीय बैच , गृह जिला- राँची) की सेवा माननीय मुख्यमंत्री , 
झारखण्ड के आदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद ( WP( PIL ) No. 
3594/2011, बुद्धदेव उरांव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा अन्य याचिका) में अंतिम आदेश से 
प्रभावित होने की शर्त के साथ उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट 
की जाती हैः 


SI. 


Current Office 


Employee Name 

G.P.F. No. 


Current 
Department 


Joining Date 
in Service 


No. 


Date of 

Service 
Confirmation 


Current 
Designation 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


DC OFFICE 


01/09/2008 


11/08/2018 


LAXMINARAYN 
KISHOR 


PALAMAU 


HUSSAINABAD 
BLOCK 
,PALAMU 


( 20080400070 ) 


Block 
Development 
Officer 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच ० के ० सुधाँशु , 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ : PTS/ FD/1139 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 3 अप्रैल , 2019 


220 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
18 मार्च, 2019 


संख्या-4/ नि ० स०-12-16/ 2017-1374 ( HRMS) -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्रीमती कंचन कुमारी भुदोलिया, ( चतुर्थ बैच, गृह जिला- देवघर ) की सेवा उनके नाम के 
सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है: 


SI. 
No. 


Employee Name 

G.P.F.No. 


Current 
Department 


Current 
Office 


Joining Date 
in Service 


Date of 

Service 
Confirmation 


Current 
Designation 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


11/02/2013 


29/12/2017 


KANCHAN KUMARI 
BHUDOLIA 
( 110061209621 ) 


DC OFFICE 
JAMTARA 


DC Office 
Jamtara 
„ JAMTARA 


Executive 
Magistrate 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच ० के ० सुधाँशु , 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ : PTS/ FD / 1139 


221 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 3 अप्रैल , 2019 


. 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
19 मार्च, 2019 


मूल कोटि के 


संख्या-4/नि ० स०-12-14/2017-1379 ( HRMS )-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के 
पदाधिकारी श्री गणेश रजक (पंचम बैच, गृह जिला- हजारीबाग) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 
6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है: 


Current Office 


SI. 
No. 


Employee Name G.P.F. 

No. 


Current 
Department 


Joining Date in 

Service 


Date of Service 
Confirmation 


Current 
Designation 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


GANESH RAJAK 


DC OFFICE 
LATEHAR 


LATEHAR SADAR 
BLOCK LATEHAR 


17/06/2016 


29/09/2018 


( 110043825759 ) 


Block Development 
Officer 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच ० के ० सुधाँशु , 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ : PTS/ FD / 1139 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 3 अप्रैल , 2019 


222 


. 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


19 मार्च, 2019 


, 


संख्या -3 /नि ० स०-09-39 /2015- 1400 ( HRMS) -- श्री सुनील कुमार सिंह न ० 1, उप सचिव, राजस्व 
एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड, रांची को दिनांक 09- अक्टूबर- 2018 से 19- फरवरी-2019 तक कुल 
134 दिनों की झारखण्ड सेवा संहिता नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश की 
स्वीकृति दी जाती है । 


SI. 


EmployeeName & 

G.P.F. No. 


Designation 


Type of 


To Date 


From 
Date 


No of 
Days 


EL Balance 
As On date 


Current Posting 


Leave 


Office 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 


134 


166 


SUNIL KUMAR 
SINGH NO . 1 


Deputy Secretary , 
Revenue and Land 
Reforms department 


Earned 
Leave 


09 - Oct 
2018 


19 Feb 
2019 


20 - Feb 
2019 


BHR /BAS /3479 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच ० के ० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ : PTS / FD/ 1139 


223 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 3 अप्रैल , 2019 


. 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
22 मार्च, 2019 


संख्या-4/नि ० स०-12-160 / 2015-1415 ( HRMS )-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री सुनील कुमार प्रजापति , (चतुर्थ बैच , गृह जिला-बोकारो) की सेवा उनके नाम के सामने 
स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है: 


SI . 
No. 


Employee NameG.P.F. 

No. 


Current 
Department 


Current 
Office 


Joining Date 
in Service 


Date of 

Service 
Confirmation 


Current 
Designation 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


12/02/2013 


11/02/2016 


SUNIL KUMAR 
PRAJAPATI 


DC OFFICE 
JAMTARA 


NALA 
BLOCK 
JAMTARA 


( JHK/JAS /184 ) 


Block 
Development 
Officer 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच ० के ० सुधाँशु , 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ : PTS/ FD/ 1139 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 3 अप्रैल , 2019 


224 


. 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


13 मार्च, 2019 


संख्या-4/ नि ० स०-12-34/2015-1187 ( HRMS) -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्रीमती कुमारी गीतांजली ( द्वितीय बैच , गृह जिला- राँची ) की सेवा माननीय मुख्यमंत्री, 
झारखण्ड के आदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद ( WP( PIL) No. 
3594/2011 , बुद्धदेव उरांव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा अन्य याचिका) में अंतिम आदेश से 
प्रभावित होने की शर्त के साथ उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट 
की जाती है : 


SI. 


Current Office 


Employee Name G.P.F. 

No. 


Current 
Department 


Joining Date 

in Service 


No. 


Date of 

Service 
Confirmation 


Current 
Designation 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


KUMARI GEETANJALI 


01/09/2008 


13/07/2016 


DC OFFICE 
SARAIKELA 
KHARSAWAN 


( 20080400081) 


SARAIKELA 
SADAR CIRCLE 
,SARAIKELA 
KHARSAWAN 


Circle Officer 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच ० के ० सुधाँशु , 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ : PTS/ FD/ 1139 


225 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 3 अप्रैल , 2019 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
13 मार्च, 2019 


संख्या-4 /नि ० स०-12-21 /2018-1189 ( HRMS )-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री राजु कमल (पंचम बैच , गृह जिला- हजारीबाग) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 
6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है: 


, 


SI. 


Current Office 


Date of 


Employee NameG.P.F. 

No. 


Current 
Department 


Joining Date in 

Service 


No. 


Current 
Designation 


Service 
Confirmation 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


-- 


RAJU KAMAL 


15/06/2016 


07/09/2018 


DC OFFICE 
GODDA 


PATHARGAM 
A CIRCLE 
.GODDA 


( 110067710618 ) 


Circle Officer 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच ० के ० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ : PTS/ FD/1139 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 3 अप्रैल , 2019 


226 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 


28 फ़रवरी , 2019 ई ० । 


संख्या -11/ स्था ० राज०-21/ 2005 ( खण्ड)- 1179 श्री श्याम सुंदर प्रसाद सिंह , प्रोबेशन 
पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, बेरमो, तेनुघाट को प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी ( अपुनरीक्षित 
वेतनमान- 15600-39100 , PB-I, ग्रेड पे-6600) की कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए प्रधान प्रोबेशन 
पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


इकबाल आलम अंसारी , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट (साधारण ) 13 -- 50 | 


